रजिस्ट्री सं०डी० 221 


REGISTERED No. D . 221 


: 


: 


Pin 


444141A 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग Lखण्ड । 
PART I - Section I 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


सं० 50] 
No 59) 


नई दिल्ली , शुक्रवार, अप्रेल 14 , 1967 /चैत्र 24, 1889 
VEW D3LHI, FRIDAY, APRIL 14, 1967/ CHAITRA 24, 1889 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be Alled 

as a separate compilation . 


श्रम, रोजगार सथा पुनर्वास मंत्रालय 
( पुनर्वास विभाग ) 

संकल्प 


नई दिल्ली , 9 अप्रैल , 1967 
विषय : - पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य के लिये समीक्षा समिति का गठन । 

संख्या 1 / 1/ 6 7 - सी० पी० पार - भारत सरकार, श्रम , रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वास 
विभाग ) के संकल्प संख्या 1 / 1 / 67 - सी० ओ० आर० दिनांक 5 अप्रैल , 1967 के मिलसिले में पश्चिम 
बंगाल पुनर्वास समीक्षा समिति में निम्नलिखित दो व्यक्तियों को भी सदस्य नियुक्त करने का निर्णय 
किया गया है :- -- 

( 1 ) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती 
( 2 ) श्री बसन्त कुमार दाम 


अनिल दे, संयुक्त सचिव । 


( 183 ) 


PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRIS , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DEI HI, 1967 


3001 


